Ses 


मका 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


- - 


Poline 


रस 


RE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


• असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 . - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 179 ] , 
No. 179 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 8 , 2010 / चैत्र 18 , 1932 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 8 , 2010 /CHAITRA 18 , 1932 


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

.. अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010 
सा. का.नि. 298( अ). - केन्द्र सरकार , अखिल भारतीय सेवा 
अधिनियम, 1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श 
करने के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 में 
और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् :-- 

1 . ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) , 
चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2010 है । 

( 2 ) ये । जनवरी , 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे । 

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 
4 में उप -नियम (8 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - नियम अंत : स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : --- 

" ( 8क ) 67000 - 79000 रुपये के उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान 
में पदोन्नति पर यदि सेवा कर कोई सदस्य उस वर्ष की प्रथम 
जुलाई, अर्थात् वह तारीख जिसको वह नियम 5 के उप -नियम 
( 1 ) में की गई व्यवस्था के अनुसार निचले ग्रेड में बाद में एक 
वेतनवृद्धि प्राप्त करता है, को अपना वेतन निर्धारण करवाने का 
विकल्प देता है तो पदोन्नति की तारीख को उसके वेतन का 
निर्धारण उसके मूल वेतन में 2000 रुपये की राशि जोड़ कर 
न्यूनतम 67000 रुपये के अध्यधीन किया जाएगा और एक जुलाई 

को होने वाली अगली वेतनवृद्धि की तारीख को निचले वेतनमान 
1300 G1/2010 


में आगे का पुनः निर्धारण , उनकी पदोन्नति की तारीख से पूर्व 
उनके मूल वेतन के मद्देनजर उसमें दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक 
वेतनवृद्धि वाली और दूसरी पदोन्नति वाली , को जोड़कर किया । 
जाएगा । " 
[ फा . सं. 2001 1/5/2009 - अ. भा. से -II ( क ) ] 

यशपाल, डेस्क अधिकारी 
पाद टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20 मार्च, 2007 की सं. सा. का.नि. 

213( अ ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 
10 जनवरी, 2008 को सं. सा. का. नि . 23 ( अ) , 19 सितम्बर , 
2008 की सं. सा. का .नि . 665( अ ), दिनांक 15 अप्रैल , 2008 
की सं. सा. का.नि . 253 ( अ ), दिनांक 21 जुलाई, 2009 की 
सं. सा. का.नि . 542 ( अ ) , दिनांक 13 अगस्त , 2009 की 
सं. सा. का.नि . 572( अ) , दिनांक 12 नवम्बर , 2009 की 
सं. सा. का.नि. 820 ( अ ), दिनांक 10 फरवरी, 2010 की 

सं . सा. का. नि. 72 ( अ ) और दिनांक 25 फरवरी, 2010 की 
. सं. सा. का . नि . 102 ( अ ) , 12 मार्च, 2010 की सं. 
सा. का . नि . 191 ( अ ) द्वारा संशोधित किए गए थे । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
केन्द्र सरकार ने , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली , 
2007 के नियम 4 में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से एक 
नया उप- नियम 8क अंत : स्थापित करके सेवा के सदस्यों के एचएजी 
स्केल में पदोन्नति होने पर उनके वेतन का निर्धारण करने के लिए उन्हें 
विकल्प देने का निर्णय लिया है । 

यह एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि इस तरह के भूतलक्षी प्रभाव 
से भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं 


होगा । 


- - - 


- - - - 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II- -- SEC. 3(i)] 


। 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

GRIEVANCES AND PENSIONS 
- ( Departmentof Personnel and Training) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th April, 2010 
G .S .R . 298 ( E ). -- In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of Section 3 of the All India Services 
Act, 1951 (61 of 1951 ), the Central Government after 
consultation with the Governments of the States concerned , 
hereby makes the following rules further to amend the 
Indian Administrative Service ( Pay ) Rules , 2007, namely : 

___ ] . ( 1 ) These rules may be called the Indian 
Administrative Service (Pay ) Fourth Amendment Rules, 
2010. 

( 2 ) They shall be deemed to have come in force on 
the ist day of January, 2006 . 

2. In Rule 4 of the Indian Adrninistrative Service 
(Pay ) Rules, 2007, after sub - rule (8 ) the following sub - rule 
shall be inserted , namely : 

“ ( 8A ) On promotion to the HAG scale of 
Rs. 67000 - 79000 , if a member of the Service opts to 
have his pay fixed from the 1st day of July of the 
year, the date on which he subsequently earns an 
increment in the lower scale in themanner provided 
in sub -rulc (1 ) ofrule 5 , then on the date of promotion, 
his pay shall be fixed by adding an amount of 
Rs. 2000 to his basic pay, subject to a minimum of 
Rs.67000 and further re - lixation of pay on the date of 
next increment in the lower scale , falling on the 1st 
day of July, shall be done by taking into account his 
basic pay prior to the date of promotion and adding 
thereto two increments , one on account of annual 
incrementand the second on account ofpromotion .” 

E. No. 20011/ 5/ 2009- AIS- II ( A )} 

. . YASH PAL,Desk Officer 
Foot Note : - - The principal rules were published vide 

number G. S. R. 213( E ), dated the 20th March, 2007 

and subsequently were amended vide numbers 
· G . S .R . 23 ( E ), dated 10th January, 2008 , No. 
• G. S. R. 665 ( E ), dated 19th September, 2008 , No . 

G .S. R . 253 (E ), dated 15th April , 2008 , No. 
G. S. R . 542( E ), dated 21st July , 2009, No . 
G .S .R . 572 ( E ), dated 13th August , 2009 , No . 
G . S. R. 820 ( E ), dated 12th November, 2009 , No . 
G. S . R. 72 ( E), dated 10th February, 2010, No . 
G . S . R . 102 ( E ), dated 25th February , 2010 , No . 
G. S. R . 191 ( E ) dated 12th March, 2010. 

EXPLANATORY MEMORANDUM . 

The Central Government has decided to provide 
option to the members of the Service for fixation of their 
pay on promotion to the HAG scale by inserting a new 
sub -rule 8A to Rule 4 of the Indian Administrative Service 
( Pay ) Rules, 2007 with retrospective effect from the 
1st January, 2006 . 

It is hereby declared that no member of the Indian 
Administrative Service is likely to be adversely affected 
by such retrospective effect . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 2010 
. . सा. का. नि . 299( अ). - केन्द्र सरकार , अखिल भारतीय सेवा 

अधिनियम , 1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श 
करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 में और 
आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् : 

1. (1 ) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) , 
पन्द्रहवां संशोधन नियमावली, 2030 है । 

( 2 ) ये । जनवरी, 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे । 

2. भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 5 
में , उप -नियम ( 7 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम अंत: स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 
. . " ( 7क ) 670000 - 79000 रुपये के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान 

में पदोन्नति पर यदि सेवा का कोई सदस्य उस वर्ष की प्रथम 
जुलाई, अर्थात् वह तारीख जिसको वह नियम 5 के उप - नियम 
( 1 ) में की गई व्यवस्था के अनुसार निचले ग्रेड में बाद में एक 
वेतनवृद्धि प्राप्त करता है , को अपना वेतन निर्धारण करवाने का 
विकल्प देता है तो पदोन्नति की तारीख को उसके वेतन का 
निर्धारण उसके मूल वेतन में 2000 रुपये की राशि जोड़ कर 
न्यूनतम 67000 रुपये के अध्यधीन किया जाएगा और एक जुलाई 
को होने वाली अगली वेतनवृद्धि की तारीख को निचले वेतनमान 
में आगे का पुनः निर्धारण , उनकी पदोन्नति की तारीख से पूर्व 
उनके मूल वेतन के मद्देनजर उसमें दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक 
वेतनवृद्धि वाली और दूसरी पदोन्नति वाली, को जोड़कर किया 
जाएगा । " 
[ फा. सं. 20011 /5/ 2009 - अ. भा.से.- II ( ख ) ] 

यशपाल , डेस्क अधिकारी 
पाद टिप्पणी : - मुख्य नियम भारत के राजपत्र , असाधारण में 

21 फरवरी , 2008 को सं. सा. का.नि. 108 ( अ) के 
अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 
27 सितम्बर , 2008 की सं. सा. का.नि . 692 ( अ ) , 
24 मार्च, 2009 की सं. सा. का. नि . 189 ( अ ), दिनांक 
1 अप्रैल, 2009 की सं. सा. का.नि . 231 ( अ ), दिनांक 
7 जुलाई , 2009 की सं. सा. का. नि . 497 ( अ ) , दिनांक 
20 अगस्त, 2009 की सं. सा. का.नि . 589 ( अ ) , 
दिनांक 20 अक्तूबर , 2009 की सं . 
सा. का. नि . 771 ( अ) , दिनांक 11 दिसम्बर , 2009 की 
सं. सा . का.नि. 894 ( अ ) , दिनांक 3 मार्च, 2010 की 
सं. सा. का. नि . 172 ( अ ), दिनांक 30 मार्च, 2010 की 
सं. सा. का.नि. 228( अ ) , 30 मार्च, 2010 की सं. 
सा. का. नि. 230 ( अ ), 30 मार्च, 2010 की सं . 
सा . का. नि . 232 ( अ ), 30 मार्च, 2010 की 
सा . का .नि. 234 ( अ ) , 30 मार्च, 2010 की सं. 
सा. का. नि. 236 ( अ ), 30 मार्च, 2010 की सं. 
सा . का.नि. 238( अ) , 30 मार्च, 2010 की सं . 


.. 


. 


. 


antT 


TTTTT 


METE 


PATH 


PREP 
. 


TITIRITE 


M 


- 


- 


- 


[ भाग Il - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


सा. का. नि . 240 ( अ ) , 30 मार्च, 2010 की सं . 

numbers G . S .R . 692 ( E ), dated 27th September , 
सा. का . नि . 242 ( अ ), 30 मार्च, 2010 की सं. 

2008, G .S . R . 189( E), dated 24th March, 2009, 

G . S . R . 231 ( E ), dated ist April , 2009 , 
सा. का. नि. 244( अ ) , 30 मार्च, 2010 की सं. 

GS . R . 497 ( E ) , dated 7th July , 2009 , 
सा. का.नि . 246 ( अ ), 30 मार्च, 2010 की सं. 

G . S . R . 589( E ), dated 20th August, 2009 , 
सा. का.नि . 248( अ ), 30 मार्च, 2010 की सं . 

G . S . R , 771 ( E ), dated 20th October, 2009 , 
सा. का. नि. 250( अ) और 30 मार्च, 2010 की सं. 

G . S. R. 894( E ), dated 1 !th December , 2009 , 
सा. का.नि. 252 ( अ ), द्वारा संशोधित किए गए थे । 

G . S . R . 172 ( E ), dated 3rd March, 2010, 

G . S . R . 228( E ), dated 30th March , 2010 , 
• व्याख्यात्मक ज्ञापन 

G . S. R. 2302 ( E ), dated 30th March , 2010 , 
केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियमावली , 

G . S. R . 232( E ), dated 30th March, 2010, 
2007 के नियम 5 में दिनांक एक जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से एक 

G . S . R. 234( E ), dated 30th March, 2010. 
नया उप -नियम 7क अंत: स्थापित करके सेवा के सदस्यों के एचएजी 

G. S. R. 236( E ), dated 30th March, 2010, 

G . S. R . 238 ( E ), dated 30th March, 2010. 
स्केल में पदोन्नति होने पर उनके वेतन का निर्धारण करने के लिए उन्हें 

G . S . R. 240 ( E ), dated 30th March , 2010 , 
विकल्प देने का निर्णय लिया है । 

G. S . R. 242 ( E), dated 30th March, 2010, 

G . S . R . 2441E), dated 30th March 2010 , 
यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इस तरह के भूतलक्षी प्रभाव 

G . S . R . 246( E ), dated 30th March , 2010, 
से भारतीय पुलिस सेवा का कोई सदस्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा । 

G . S. R . 248 ( E ), dated 30th March, 2010 , 

G . S. R. 250 ( E ), dated 30th March , 2010, 
NOTIFICATION 

and G . S. R. 252( E), dated 30th March, 2010. 
New Delhi, the 8th April, 2010 , 

EXPLANATORYMEMORANDUM 
G. S . R. 299 ( E ). ---In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of Section 3 of the All India Services 

The Central Government has decided to provide 
Act, 1951 (61 of 1951 ), the Central Government, after 

option to the members of the Service for fixation ofpay on 
consultation with the Governments of the States concerned , 

promotion to the HAG scale by inserting a new sub - rule 
hereby makes the following rules further in amend the 

7A to rule 5 ofthe Indian Police Service (Pay) Rules, 2007 
Indian Police Service (Pay) Rules , 2007,namely :-- 

with retrospective effect from the 1st January , 2006 , 
1. (1) These rules may be called the Indian Police 

It is certified that no member of the Indian Police 
Service ( Pay ) Fifteenth Amendment Rules , 2010. 

Service is likely to be adversely affected by such 

retrospective effect. 
(2) They shall be deemed to have come in 
force on the 1st day of January, 2006 . 

अधिसूचना 
2. In rule 5 of the Indian Police Service (Pay ), 2007 , 

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2018 
after sub -rule ( 7 ), the following sub -rule shall be inserted; 
namely : - --- 

सा. का .नि . 300( अ ). -- केन्द्र सरकार , अखिल भारतीय सेवा 
"( 7A) On promotion to the HAG scale of Rs. 67000 

अधिनियम , 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) 
79000 , if a member of the Service opts to have his द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से 
pay fixed from the 1st day of July of the year, the .. परामर्श करने के पश्चात् भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली , 
date on which he subsequently cams an increment 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित 
in the lower scale in themanner provided in sub -rule 

नियम बनाती है , अर्थात् : 
( 1 ) of rule 6 , then on the date of promotion , his pay 
shall be fixed by adding an amount of Rs. 2000 10 his 1. ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा ( वेतन ) , 
basic pay, subject to a minimum of Rs.67000 and 

द्वितीय संशोधन नियमावली , 2010 है । 
further re - fixation of pay on the dale of the next 
increment in the lower scale , falling on the 1st day of 

( 2 ) ये । जनवरी , 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे । 
July , shall be done by taking into account his basic 

2. भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 5 
pay prior to the date of promotion and adding two 
increments , onc on account ofannual increment and __ में उप -नियम ( 7 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप -नियम अंत : स्थापित 
the second on account of promotion ." 

किया जाएगा, अर्थात् : 
EF. No. 2001 1/5/ 2009- AIS-II ( B } } 

" ( 7क ) 67000 - 79000 रुपये के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड 
YASH PAL , Desk Officer 

वेतनमान में पदोन्नति पर यदि सेवा का कोई सदस्य उस वर्ष 
Foot note :- - The principal rules were published in the की प्रथम जुलाई, अर्थात् वह तारीख जिसको वह नियम 5 के 

Gazette of India , Extraordinary vide number उप -नियम ( 1 ) में की गई व्यवस्था के अनुसार निचले ग्रेड में 
G . S. R . 108 ( E ), dated the 21st February , 2008 

बाद में एक वेतनवृद्धि प्राप्त करता है , को अपना वेतन 
and were subsequently amended vide 


- - 


- 


____ THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I] --- SEC. 3 ( ) 


। 


y , 2006. 


निर्धारण करवाने का विकल्प देता है तो पदोन्नति की तारीख 

1. (1 ) These rules may be called the Indian Forest 
को उसके वेतन का निर्धारण उसके मूल वेतन में 2000 रुपये Service (Pay ) Second AmendmentRules, 2010 . 
की राशि जोड़कर न्यूनतम 67000 रुपये के अध्यधीन किया 

(2 ) They shall be deemed to have come in force 
जाएगा और एक जुलाई को होने वाली अगली वेतनवृद्धि की । on the ist d 
तारीख को निचले वेतनमान में आगे का पुनः निर्धारण, उनकी 2. In rule 5 of the Indian Forest Service (Pay), 2007 , 
पदोन्नति की तारीख से पूर्व उनके मूल वेतन के मद्देनजर उसमें after sub-rule ( 7),the following sub -rule shall be inserted , 
दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतनवृद्धि वाली और दूसरी पदोन्नति narmely : 7 
वाली , को जोड़कर किया जाएगा । " 

" (7A ) On promotion to the HAG scale of Rs. 67000 
[ फा . सं. 20011 /5/ 2009 - अ. भा . से. -11 ( ग ) ] 

79000, if a member of the Service opts to have his 

pay fixed from the 1st day of July of the ycar , the 
यशपाल , डेस्क अधिकारी 

date on which he subsequently earns an increment 
पाद टिप्पणी : ~ मुख्य नियम भारत के राजपत्र , असाधारण, में 

in the lower scale in themanner provided in sub -rule 
21 दिसम्बर , 2008 की सं. सा . का. नि . 109( अ ) . ( 1) of rule 6 , then on the date ofpromotion , his pay 
द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 

___ shall be fixed by adding an amount of Rs. 2000 to his 

basic pay , subject to a minimum of Rs . 67000 and 
26 अगस्त , 2008 की सं. सा. का.नि . 610( अ ) , 

further re- fixation of pay on the date of the next . 
दिनांक 27 सितम्बर , 2008 की सं . 

increment in the lower scale , falling on the 1st day of 
सा. का . नि . 691 ( अ ), दिनांक 24 मार्च, 2009 की 

July , shall be done by taking into account his basic 
सं. सा. का. नि . 194 ( अ ) , दिनांक 7 जुलाई, 2009 

pay prior to the date of promotion and adding thereto 
की सं. सा . का .नि . 499 ( अ ) , दिनांक 7 जुलाई , 

iwo increments , one on account of annual increment 
2009 की सं. सा . का .नि , 501 ( अ ) , दिनांक 

and the second on account of promotion ." 
7 जुलाई, 2009 की सं. सा . का. नि. 503( अ ) , 

fr. No . 2001 1/5/ 2009 - AIS-II ( C)] 
दिनांक 7 जुलाई, 2009 की सं. सा. का .नि . 505 ( अ ) , 

YASH PAL, Desk Officer 
दिनांक 7 जुलाई , 2009 की सं. सा. का.नि. 507 ( अ ) , . 
दिनांक 20 अगस्त , 2009 की सं . Foot note : -- The principal rules were published in the 
सा. का. नि . 588 ( अ ) , दिनांक 18 दिसम्बर , 2009 

Gazette of India, Extraordinary vide number 
की सं. सा . का. नि . 906 ( अ ) , दिनांक 18 दिसम्बर , 

G .S.R . 109 (E ), dated the 21st February , 2008 

and were subsequently amended vide 
2009 की सं . सा. का . नि . 908 ( अ ) , दिनांक 

nanibers G .S . R . 610 ( E ), dated 26th August, 
18 फरवरी , 2009 की सं. सा . का .नि . 910 ( अ ) , 

2008 , G. S. R. 691 ( E ), dated 27th September , 
18 दिसम्बर , 2009 की सं. सा. का. नि, 912 ( अ ) 

2008, G.S. R. 194 ( E), dated 24th March, 2009 , 
और 3 मार्च, 2010 की सं. सा. का.नि . 173 ( अ ) 

G. S. R . 499 ( E ), dated 7th July , 2009 , 
द्वारा संशोधित किए गए थे । 

G . S. R . 501 ( E ) , dated 7th July , 2009 , 

G . S . R . 503 ( E ), dated 7th July, 2009 , 
व्याख्यात्मक ज्ञापन 

G . S . R. 505 ( E ), dated 7th July , 2009 , 
केन्द्र सरकार ने, भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 

G . S . R . 507( E ), dated 7th July , 2009 , 
के नियम 5 में दिनांक 1 जनवरी , 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से एक . 

G . S . R . 588 ( E ), dated 201h August , 2009 , 

G. S. R. 906 ( E), dated 18th December , 2009 , 
नया उप -नियम 7क अंत : स्थापित करके सेवा के सदस्यों के एचएजी . 

G. S. R . 908( E ), dated 18th December, 2009 , 
स्केल में पदोन्नति होने पर उनके वेतन का निर्धारण करने के लिए 

G . S. R , 910 ( E ), dated 181h December, 2009 , 
उन्हें विकल्प देने का निर्णय लिया है । 

G. S. R . 912( E ), dated 18th December, 2009 and 
यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस तरह के भूतलक्षी 

- G. S. R . 173 ( E ), dated 3rd March, 2010 , 
प्रभाव से भारतीय वन सेवा का कोई सदस्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
नहीं होगा । 

The Central Government has decided to provide 
NOTIFICATION 

option to themembers of the Service for fixation of pay on 
New Delhi, the 8th April, 2010 

promotion to the HAG scale by inserting a new sub -rule 
G .S . R . 300 (E ). - - In exercise of the powers conferred 

7A torules of the Indian Forest Service ( Pay) Rules, 2007 
by sub - section ( 1) of Section 3 of the All India Services with retrospective effect from the 1st January , 2006. 
Act, 1951 (6 ) of 1951) , the Central Government, after 

It is certified that no member of the Indian Police , 
consultation with the Governments of the States concerned , 

Service is likely to be adversely affecied by such 
hereby makes the following rules further to amend the 

retrospective effect. 
Indian Forest Service ( Pay) Rules , 2007, namely : ---. 


---- 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 : 

and Published by the Controiter of Publications, Delhi - 110054 . 


